1246 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 26 , 1980 ( BHDR. 4 , 1902 SAKA) 


[ PARTI 


दिनांक 6 अगस्त , 1980 


क्रमांक 948-- ज ( II ) -80/26789.--- पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गवा है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 (1) के अनुमार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते 
हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती लाडो देवी, विधवा श्री हीरा सिंह, गांव मान्डोठी, तहसील बहादुरगढ़,जिला रोहतक को रबी, 1975 से 150 
रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


- 


क्रमांक 805 - ज (II ) -80/26795.--पूर्वीपंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जमा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है, की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री प्रभू दयाल, पुत्र श्री सीता राम, गांव मुन्डाहेड़ा, तहसील सागर,वितः रोहता को रबी, 1969 से 100 रुपये 
वार्षिक खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


- 


क्रमांक 923 - ज (I ) -30/26914.--- श्री ल बा राम , पुत्र श्री कुरड़ा राम , गांव सुजापुर, तहसीन व जिला नारनौल की दिनांक 
7 दिसम्बर, 1968 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल,पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है, की धारा 4 एवं 2 (२ ) ( 1ए ) तया 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ल बा राम को मुग्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5554 
ज . पार. [HI - 66/ 10234, दिनांक 2 जून , 1966 तथा 5041 - मार- IIT - 70/ 29 50 5, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई 
थी अत्र उतको विधवा श्रीमती नानगी देवी के नाम खरीफ , 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 688 - ज- I - 80/ 26918.-~- श्री गंगादीन , पुत्र श्री किशन जीवन , गांव करावरा मानकपुर, तहसील रिवाड़ी, जिला नारनौल 
की दिनांक 5 जनवरी , 1979 को हुई मृत्यु के परिगाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 5 सा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है , की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गगादीन को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधि सूचना 
क्रमांक 2508 -र- III - 69/ 18030, दिनांक 21 जुलाई, 1969 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसको विधवा श्रीमती खिलिया के नाम खरीफ , 
1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 


दिनांक 7 अगस्त , 1980 
क्रमांक 1071 -ज ( II) -80/26993.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तया 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गयी फसल तथा राशि 
एवं सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


वार्षिक राशि 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


1 रोहतक 


श्री दीप चन्द , 

पुन 

श्री जगलाल 


डीवल 


झज्जर 


150 


रबी , 1976 से 
खरीफ , 1979 
रत्री , 1980 


300 


2 रोहतक 


श्री पूर्ण सिंह, पुत्र श्री राम बख्स 


भुरथला 


झज्जर 


150 


रबी , 1974 से 
खरीफ , 1979 
रवी , 1980 


300 


